निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1161 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 दिसम्बर 2017 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

24 मार्च 2017 
सं० वि०स० नियम 04/ 2016 - 2204 - 2228/वि०स० — बिहार विधान सभा में दिनांक 24.03. 2017 को सदन द्वारा 
अनुमोदित संशोधन संबंधित प्रस्ताव के अनुसरण में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम - 2 , 
20 ( ग ) , 23 ( क ) , 24 ( 1 ) , 24 ( 2 ) , 56 ( 4 ) , 78 ( 5 ) ( क ) , 109 , 175( 1 ) , 231 ( 9 ), 233 , 237, 238 , 239 , 240 , 241 , 
242 , 246 , 247 , 252 , 253 , 254 , 256 , 258 , 259 , 260 , 270 , 271 , 272 , 278, 279 , 280 , 284 , 285 , 286 , 287 , 
290 , 291 , 292 , 292 ( क ) , 292 ( ख ) , 292( ग ), 292 ( घ ) , 292 ( च ) , 292( छ) , 292 ( ज ) , 292 ( झ ) , 292 ( ञ ) , 
292( ट) , 292( ठ ) , 292( ड ) , 292 ( ढ़) , 292 ( ण ) एवं 292( त ) में संशोधन के प्रावधान को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया 
तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार किया गया है । यह विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )1161 -57 1 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


